40 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 13 , 1981 (PAUSA 23, 1902 SAKA ) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 10 दिसम्बर , 1980 
क्रमांक 2165 - ज- I - 80/ 44307.-- श्री सीस राम, पुत्र श्री याद राम , गांव बावल , तहसील रिवाड़ी , जिला 
नारनौल , की दिनांक 6 जनवरी, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) 
के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सीस राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 40-ज -1-79/ 4595, दिनांक 2 फरवरी , 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी 
विधवा श्रीमती चांद बाई के नाम खरीफ , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत प्रदान 


करते हैं । 


दिनांक 15 दिसम्बर , 1980 
क्रमांक 2145-4 ( II ) -80/44763 . पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
एपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार साप गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बलबीर सिंह , पुत्र श्री खेम चन्द , गांय ग्रेनेड हाऊस , नार्थ बाइ पास , रोहतक , 
जिला रोहतक , को खरीफ, 1974 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2144 - ज- (II ) -80/44767.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राग्य 
में अपमाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गज सिंह, पुत्र श्री अमृत सिंह, गांव खेडीजट , तहसील झज्जर, जिला रोहतक , को 
रबी , 1975 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 
क्रमांक 2251 -ज (I )-80/45538 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ए ) तया 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मातादीन सिंह , पुत्र श्री पीरू सिंह, गांव भोजावास, तहसील महेन्द्रगढ़ , 
जिला नारनौल, को रबी , 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत 
वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2249 -ज( I )-80/45542.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा ( ए)( 1 ) तया 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए . हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली यूद्ध जागीर उन के नाम 
के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व 


तहसील 


फसल /वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाधिक 
राशि 


का नाम 


पता 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


1 भिवानी 


बीमती मनभरी , विधवा 
श्री रिछपाल 


झूली 


भिवानी 


150 
300 


2 


श्री गोपाल राम, पुत्र 
श्री किशन लाल 


पहाड़ी 


लोहारू 


रबी , 1977 से बरीफ , 

1979 तक 
रवी, 1980 से 
रबी, 1964 से रबी , 

1970 तक 
खरीफ 1970 से खरीफ, 

1979 तक 
रबी , 1980 से 


100 


150 


300 


